Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 22—2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 7, 2022 (MAGHA 18, 1943 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 7 फरवरी, 2022 


संख्या 18/3 / 2022--2क1.--- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 4 की 
उपधारा (1) तथा (2) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी 
स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना संख्या 18/7 /2003-36 1 दिनांक 06 अगस्त, 2003 में यथा परिनिश्चित नगर पालिका, 
कांलावाली में जिला सिरसा की सीमाओं में गांव कांलावाली के क्षेत्र को नगर पालिका, कांलावाली में सम्मिलित करने का अपना 
आशय घोषित करते हैं तथा अब प्रस्तावित सीमा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है; 


इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छः सप्ताह की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात सरकार, अधिसूचना के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, उपायुक्त सिरसा 
के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से अधिसूचना के 
प्रारूप के संबध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में प्राप्त किये जाये, विचार करेगी | 


सीमाओं की अनुसूची 


उत्तर:- बिन्दु wv से शुरू करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है गांव कालांवाली आयत संख्या 67,68,69,70 की उत्तरी 
सीमा के पथ पर पूर्व की ओर चलते हुए बिन्दु “ay तक जो कि गांव कालांवाली आयत संख्या 70 का उत्तर पूर्वी कोना हैं। 
इसके बाद बिन्दु “बी? से रेलवे लाइन पार करते हुए गांव कालांवाली आयत सख्या 47 के पश्चिमी सीमा के पथ पर उत्तर की 
ओर चलते हुए बिन्दु <a तक जो कि गांव कालांवाली आयत संख्या 47 के किला संख्या 11 का उत्तर पश्चिमी कोना है। 
इसके बाद बिन्दू “सी? गांव कालांवाली से आयत संख्या 47 किला संख्या 11,12,13,14,15 आयत संख्या 46 किला संख्या 
11,12,13,14,15 के उत्तरी सीमा के पथ पर पूर्व की ओर चलते हुए बिन्दु “SP तक जो कि गांव कालांवाली आयत संख्या 46 
किला संख्या 15 का उत्तरी पूर्वी कोना है। इसके बाद बिन्दु “डी? से गांव कालांवाली आयत संख्या 46 की पूर्वी सीमा के पथ 
पर दक्षिण की ओर चलते हुए बिन्दु 'ई” तक जो कि गांव कालांवाली आयत संख्या 46 का दक्षिणी पूर्वी कोना है। इसके बाद 
बिन्दु 'ई? से वाटर वर्क्स के खाल को पार करते हुए गांव कालांवाली आयत संख्या 73, 74 की उत्तरी सीमा के पथ पर पूर्व की 
ओर चलते हुए बिन्दु एफ” तक जो कि गांव कालांवाली हद पर मिलता है। इसके बाद बिन्दु "एफ से गांव कालांवाली की हद 
के साथ दक्षिण की ओर चलते हुए बिन्दु “जी? से होते हुए बिन्दु एच” तक | इसके बाद बिन्दु ‘va’ से गांव कालांवाली की हद 
के साथ पूर्व की ओर चलते हुए बिन्दु “आई! तक जोकि गांव कालांवाली आयत संख्या 75 के किला संख्या 25 का उत्तरी पूर्वी 
कोना है। 


(374) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 7, 2022 (MAGH. 18, 1943 SAKA) 375 
पूर्व-- बिन्दु “आई” से शुरू करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है तख्तमल रोड़ पार करते हुए गांव कालांवाली की 
राजस्व सीमा के साथ नगरपालिका की पुरानी सीमा के साथ दक्षिण की ओर चलते हुए बिन्दु ‘a, “cH, “एल? से होते हुए, 
वाटर वर्क्स के खाल को पार करते हुए, बिन्दु “wr से होते हुए बिन्दु "एन! तक | 


दक्षिण:--बिन्दु एन”! से शुरू करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है गांव कालांवाली की राजस्व सीमा के साथ 
नगरपालिका की पुरानी सीमा के साथ दक्षिण की ओर चलते हुए, रेलवे लाईन पार करते हुए fag ‘air’ से होते हुए बिन्दु “पी? 
तक | इसके बाद बिन्दु “पी? से नगरपालिका की पुरानी सीमा के साथ, कच्चे रास्ते की पूर्वी yor के साथ उत्तर की ओर चलते 
हुए बिन्दु “क्यू” तक। इसके बाद बिन्दु “क्यू” से नगरपालिका की पुरानी सीमा के साथ पश्चिम की ओर चलते हुए aller रोड़ 
तक | इसके बाद sist रोड़ पार करते हुए आयत संख्या 195 की दक्षिणी पथ पर पश्चिम की आरे चलते हुए बिन्दु “आर! तक 
जो कि आयत संख्या 195 का दक्षिणी पश्चिमी कोना है। 


पश्चिम:- बिन्दु “आर” से शुरू करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है गांव कालांवाली आयत संख्या 195, 181, 159, 143, 
122, 105, 85, 67 की पश्चिमी सीमा के पथ पर, खाल के साथ, डबवाली रोड़ पार करते हुए उत्तर की ओर चलते हुए 
बिन्दु wae जो कि नगरपालिका की सीमा का आरम्भिक बिन्दु है। 


अरूण गुप्ता, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Notification 
The 7th February, 2022 


No. 18/03/2022-2C1.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the 
Haryana Municipal Act 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby declares his intention to include the area 
of village Kalanwali within the limits of Municipal Committee, Kalanwali in District Sirsa, as defined in the Haryana 
Government, Urban Local Bodies department, Notification No. 18/7/2003-3CI dated 06th, August, 2003 and the 
boundaries now proposed as specified in the Schedule given below. 


Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the Government on or 
after the expiry of the period of six weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazettee, 
together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, 
Haryana, Urban Local Bodies Department through Deputy Commissioner, Sirsa from any person respect of the draft 
of notification before the expiry of the period so specified. 


SCHEDULE OF BOUNDARIES 


North:- Starting from point ‘A’ as define in the plan then moving with east on northern boundary of Rectangle 
Nos. 67,68,69,70 of village Kalanwali upto point “B’ which is North eastern corner of rectangle No. 70 of village 
Kalanwali. After that from point ‘B’ on crossing railway line moving towards North with the west boundary of 
Rectangle No. 47 of village Kalanwali upto point ‘C’ which is Northern west corner of Kila No. 11 of rectangle 
No. 47 of village Kalanwali. After that from point ‘C’ with northern boundary of Killa Nos. 11,12,13,14,15 of 
Rectangle No. 47, Kila Nos. 11,12,13,14,15 of Rectangle No. 46 of village Kalanwali on moving towards east upto 
point ‘D’ which is northern east corner of Killa No. 15 of Rectangle No. 46 of village Kalanwali. After that from 
point ‘D’ with eastern boundary of Rectangle No. 46 of village Kalanwali moving towards south upto point ‘E’ which 
is southern east corner of Rectangle No. 46 of village Kalanwali. After that from point ‘E’ on crossing water course of 
water works alongwith northern boundary of Rectangle Nos. 73,74 of village Kalanwali moving towards east upto 
point ‘F’ which meets on revenue boundary of village Kalanwali. After that from point ‘F’ alongwith the revenue 
boundary of village Kalanwali moving towards south from point ‘G’ upto point ‘H’. After that from point ‘H’ 
alongwith the revenue boundary of village Kalanwali moving towards east upto point ‘I’ which is Northern east 
corner of kila no. 25 of rectangle No. 75 of village Kalanwali. 


East:- Starting from point ‘I’ as define in the plan on crossing Takhatmal road alongwith the revenue boundary of 
village Kalanwali with old limit of Municipal Committee moving towards south from point ‘J’, ‘ K’, ‘L’ on crossing 
water course of water works from point M upto point N. 


376 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 7, 2022 (MAGH. 18, 1943 SAKA) 


South:- Starting from point ‘N’ as define in the plan then moving alongwith the revenue boundary of village 
Kalanwali with old limit of municipal committee moving towards south on crossing railway line from point ‘O’ upto 
point ‘P’. After that from point ‘P’ moving with old limit of municipal committee alongwith eastern side of kacha 
rasta moving towards north upto point ‘Q’. After that from point ‘Q’ moving with old limit of municipal committee 
moving towards west upto Odhan road. After that on crossing Odhan road moving with southern boundary of 
Rectangle No. 195 moving towards west upto point R which is southern west corner of Rectangle No. 195. 


West:- Starting from point ‘R’ as define in the plan with moving towards west boundary of Rectangle 
Nos. 195,181,159,143,122,105,85,67 of village Kalanwali, with water course, on crossing Dabwali road moving 
towards north upto point ‘A’ which is the starting point of Municipal Committee. 


ARUN GUPTA, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


9473—C.S.—H.G.P. Pkl. 


